निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


7 अग्रहायण 1941 ( श ० ) 
( सं 0 पटना 1299 ) पटना, वृहस्पतिवार , 28 नवम्बर 2019 


गृह विभाग 


( आरक्षी शाखा) 


अधिसूचना 


19 नवम्बर 2019 


सं 0 2 / डी01-20-01 / 2015-9771 / गृ0 आ 0 - विभागीय पत्रांक -6265 दिनांक 02.08.2019 द्वारा अपर 
पुलिस अधीक्षक ( अभियान) के पद पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर कार्यरत केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के 
उप - समादेष्टा स्तर के निम्नांकित पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति अवधि छठे वर्ष के लिए विस्तारित की गई थी : 


क्र 0 


प्रतिनियुक्ति पर 
आये पदाधिकारी 


वर्तमान 
पदस्थापन 


पैतृक 
संगठन 


बिहार राज्य 
में योगदान 
की तिथि 


पाँच वर्षों का 
कार्यकाल समाप्त 
होने की तिथि 


छठे वर्ष के लिए 
विस्तारित अवधि 


का नाम 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


1 . 


श्री अरूण कुमार सिंह 


गया 


CRPF 


14.07.14 


13.07.2019 


13.07.2020 


2 . 


श्री विमलेश चन्द्र झा | मुजफ्फरपुर 


CRPF 


16.07.14 


15.07.2019 


15.07.2020 


3 . 


श्री राजीव रंजन 


कैमूर 


CRPF 


07.07.14 


06.07.2019 


06.07.2020 


2 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 28 नवम्बर 2019 


2 . 


गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं0- D.I.9 / 2009-13- कार्मिक डी.ए. - 8 दिनांक 18.10.2019 
द्वारा उपरोक्त पदाधिकारियों की छठे वर्ष की प्रतिनियुक्ति अवधि विस्तारित करने के लिए अनापत्ति प्रदान किये जाने 
में असमर्थता व्यक्त किये जाने के कारण उनकी छठे वर्ष की विस्तारित प्रतिनियुक्ति अवधि को रद्द करते हुए 
विरमन की तिथि से उनकी सेवा उनके पैतृक संवर्ग, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल को वापस की जाती है । 

3. पुलिस महानिदेशक , बिहार कंडिका -1 में अंकित पदाधिकारियों को शीघ्र विरमित करते हुए गत्यादेश 
निर्गत करना सुनिश्चित करेंगे । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

ईश्वर चन्द्र सिन्हा , 


सरकार के अपर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 1299-571 + 10 -डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


